सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 ज्येष्ठ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 481 राँची, मंगलवार , 


18 जून , 2019 (ई ० ) 


परिवहन विभाग ( नागर विमानन प्रभाग) 


अधिसूचना 
4 जून , 2019 


संख्या - ना ०वि०- VII - 20 /2017 / 472-- झारखण्ड सरकार द्वारा देवघर तथा धालभूमगढ़ में हवाई 
अड्डों के विकास एवं संचालन हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से क्रमशः 
Deoghar Airport Ltd. तथा Dhalbhumgarh Airport Ltd. नामक Joint Venture Company के गठन हेतु 
दिनांक-24.01.2019 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ दो Joint Venture Agreements पर 
हस्ताक्षर किया गया है । 

2. चूँकि झारखण्ड सरकार तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उक्त कम्पनियों के 
promoters हैं परन्तु व्यक्ति विशेष नहीं हैं इसलिए कम्पनी में इनकी हिस्सेदारी (Shares) को वास्तविक 
व्यक्तियों ( Subscribers ) द्वारा रखी जानी होगी । इस निमित्त Deoghar Airport Ltd. तथा 
Dhalbhumgarh Airport Ltd. में झारखण्ड सरकार की हिस्सेदारी को रखने हेतु कैप्टन एस ० पी ० सिन्हा, 
उड़ान अनुदेशक - सह-निदेशक, उड़ान संचालन , परिवहन विभाग ( नागर विमानन प्रभाग) , झारखण्ड, राँची 
को Subscriber के रूप में झारखण्ड सरकार की ओर से नामित किया जाता है । 


2 


, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 18 जून , 2019 

3. Registrar of Companies के परामर्श के क्रम में Deoghar Airport Ltd. तथा 
Dhalbhumgarh Airport Ltd. & Memorandum of Articles of Association and of the THO 40 
सिन्हा , उड़ान अनुदेशक- सह-निदेशक , उड़ान संचालन , परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग), 
झारखण्ड, राँची को Subscriber के रूप में झारखण्ड सरकार की ओर से नामित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


उमेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 481 


50 


